निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 422 ) 


2 भाद्र 1934 ( NO ) 
पटना, शुक्रवार , 24 अगस्त 2012 


निगरानी विभाग 

- - - - - - - 


अधिसूचनाएं 

23 अगस्त 2012 
सं0 नि० वि० स्था0 वि0 - 411 / 2011 ( छाया ) - 5015 — भारत संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार निगरानी संवर्ग का गठन और भर्ती की प्रक्रिया तथा 
अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 


अध्याय - 1 


1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ । - (i) यह नियमावली बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली, 
2012 कही जा सकेगी । 

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( iii ) यह बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 
परिभाषाएँ । - इस नियमावली में , जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो - 
( क ) “विभाग " से अभिप्रेत है निगरानी विभाग ; 


" सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ; 


6 


" राज्यपाल " से अभिप्रेत है बिहार राज्यपाल ; 
"विभागीय प्रोन्नति समिति " से अभिप्रेत है सरकार द्वारा विभागीय प्रोन्नति के लिए सम्यक रूप से 
गठित समिति ; 


ड 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 अगस्त 2012 
" संवर्ग का सदस्य " से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन बिहार निगरानी संवर्ग में 
नियुक्त एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति ; 
" ग्रेड " से अभिप्रेत है अनुसूची - 1 में सूचीबद्ध कोई ग्रेड ; 
"नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है , अवर निरीक्षक के संबंध मे प्रधान सचिव / सचिव निगरानी विभाग 


DD 


तथा आरक्षी उपाधीक्षक के संबंध में बिहार राज्यपाल 


" अनुसूची " से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ; 
" संवर्ग " से अभिप्रेत है बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग जो वर्दीधारी संवर्ग होगा और बिहार पुलिस 
हस्तक से मार्ग दर्शित होगा ; 
"वर्ष के अन्दर रिक्ति " से अभिप्रेत है किसी विशिष्ट वर्ष में संवर्ग में नये पदों के सृजन , 

सेवा - निवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से उद्भूत रिक्ति । 
संवर्ग का गठन एवं पदबल । - (1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से बिहार निगरानी अन्वेषण 
संवर्ग गठित समझा जायेगा । यह एक राज्य स्तरीय संवर्ग होगा । 
(2) संवर्ग का मंजूर पदवल की संख्या और इसके विभिन्न पद संलग्न अनुसूची -1 में दी गयी विवरणी 
के अनुसार होंगे । राज्य सरकार अनुसूची - 1 को , आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित कर सकेगी और इसमें 
उल्लिखित पदों की संख्या घटा - बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थगितावस्था में रख सकेगी तथा 
ग्रेड में परिवर्तन कर सकेगी । 


अध्याय - 2 
भर्ती की प्रक्रिया एवं अनुपात 


4. 


रिक्तियों की अवधारण एवं अधियाचना । - प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रील को सरकार उस वर्ष पुलिस अवर 
निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी और 
तद्नुसार सीधी नियुक्तियों द्वारा भरी जाने वाली, आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की सूचना क्रमशः बिहार कर्मचारी 
चयन आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग को 30 अप्रील तक भेज सकेगी । 
आरक्षण । - इस संवर्ग में , नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार द्वारा, समय - समय पर, लागू किये गए 
आरक्षण / रोस्टर के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक होगा । 
अर्हताएँ । - इन दोनों पदों के लिए न्यूनतम अर्हता क्रमशः नियम 7 एवं नियम - 9 के अनुसार होगी । 
पुलिस अवर निरीक्षक ग्रेड में नियुक्ति । 
( क ) पुलिस अवर निरीक्षक के कुल - 21 पद होंगे जिनमें से 18 पद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 

तथा तीन पद विशेष निगरानी इकाई के लिए होंगे । उक्त पद निम्नवत भरे जा सकेंगे : 


निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लिए 12 पद गृह ( पुलिस) विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा एवं 
6 पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे । 


विशेष निगरानी इकाई के लिए 3 पद , सीधी भर्ती से भरे जायेंगे । 


( ख ) 


(i ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 अगस्त 2012 

3 
सीधी भर्ती : 

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के 6 पद एवं विशेष निगरानी 
इकाई के 3 पद, कुल 9 पदों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर 
सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा । इस हेतु पहली अप्रील को नियुक्तियों की गणना कर 
यथा आरक्षण - कोटिवार अधियाचना 30वीं अप्रील तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग 
को भेजी जायेगी । बिहार कर्मचारी चयन आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
पर , सुयोग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा करेगा । उसकी अनुशंसा के आधार पर शारीरिक 

सक्षमता जाँच के बाद उसके फलाफल के आधार पर, नियुक्ति की कार्रवाई होगी । 
( ii ) सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक अर्हता, स्नातक होगी । न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष एवं 

अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय - समय 

पर यह अवधारित की जाय । 
पुलिस निरीक्षक के कुल - 57 पद होगें जिनमे से 47 पद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तथा 10 
पद विशेष निगरानी इकाई के लिए होंगे । उक्त पद निम्नवत भरे जा सकेंगे । 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लिए 45 पद , गृह (पुलिस) विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा एवं 2 पद प्रोन्नति 

द्वारा, भरे जायेंगे । 
विशेष निगरानी इकाई के 9 पद प्रतिनियुक्ति से ( प्रतिनियुक्ति गृह ( पुलिस) विभाग / सी०बी०आई० से 

सेवा -निवृत्त पुलिस अधिकारी संविदा पर ) एवं 1 पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे । 
उपर्युक्त कंडिका ( क) के प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले 2 पद एवं उक्त कंडिका ( ख) के प्रोन्नति द्वारा 
भरे जाने वाले 1 पद, कुल पदों में से 3 पद पुलिस अवर निरीक्षक ग्रेड से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे । 

यह प्रोन्नति, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर और सामान्य 
प्रशासन विभाग द्वारा , समय - समय पर, अवधारित कालावधि पूरी होने के पश्चात् दी जा सकेगी । 


8. 


( क ) 


___ 9. 


पुलिस उपाधीक्षक ।- (1) पुलिस उपाधीक्षक के कुल - 43 पद होंगे जिनमें से 
( क ) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लिए 24 पद प्रतिनियुक्ति द्वारा 8 पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 1 

पद प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे । 
( ख) विशेष निगरानी इकाई के लिए 7 पद प्रतिनियुक्ति द्वारा ( प्रतिनियुक्ति गृह ( पुलिस ) 

विभाग / सी०बी०आई० से सेवा -निवृत्त पुलिस अधिकारी संविदा पर) एवं 3 पद सीधी भर्ती 

द्वारा भरे जायेंगे । 
भर्ती प्रक्रिया । 
( क ) पुलिस उपाधीक्षक के 31 पद गृह ( पुलिस) विभाग से प्रतिनियुक्ति पर उनकी सेवाएँ लेकर , 

भरे जायेंगे । 
( ख ) 11 पद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 

इस हेतु की गयी अनुशंसा के आधार पर भरे जायेंगे । प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रील को यथा 
आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना 30 अप्रील तक बिहार लोक सेवा आयोग को 
भेजी जायेगी । 


10. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 अगस्त 2012 
(ग) सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक होगी । न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और 

अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय - समय पर , 
अवधारित की जाय । 
एक पद पुलिस निरीक्षक की कोटि से प्रोन्नति द्वारा भरा जायगा । प्रोन्नति के लिए सामान्य 
प्रशासन विभाग द्वारा , समय - समय पर, यथा अवधारित कालावधि पूरा करना आवश्यक 

होगा । प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जा सकेगी । 
अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक - 
(1) अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के कुल -13 पद होंगे जिनमें से - 

( क) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लिए 6 पद प्रतिनियुक्ति एवं 1 पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे । 
(ख ) गृह ( पुलिस) विभाग द्वारा विशेष निगरानी इकाई के लिए 6 (छ:) पद प्रतिनियुक्ति द्वारा 

अथवा गृह ( पुलिस ) विभाग अथवा सी0बी0आई0 से सेवा - निवृत्त पुलिस पदाधिकारियों की 

संविदा पर पुनर्नियोजन द्वारा भरे जायेंगे । 
भर्ती प्रक्रिया । 
( क) इस ग्रेड के 12 पद गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति पर सेवा लेकर भरे जायेंगे । 

एक पद पुलिस उपाधीक्षक ग्रेड से प्रोन्नति द्वारा भरा जायगा । प्रोन्नति के लिए सामान्य 
प्रशासन विभाग द्वारा , समय - समय पर, यथा अवधारित कालावधि पूरा करना आवश्यक 

होगा । प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जा सकेगी । 
पुलिस उप - महानिरीक्षक / पुलिस महानिरीक्षक / अपर पुलिस महानिदेशक । 
(1) (क ) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लिए , पुलिस उप - महानिरीक्षक / पुलिस महानिरीक्षक / अपर 

पुलिस महानिदेशक की प्रत्येक कोटि में एकल पद होगा, जो प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा । 
( ख ) विशेष निगरानी इकाई के लिए, पुलिस उप – महानिरीक्षक / पुलिस महानिरीक्षक की प्रत्येक 

कोटि में एकल पद होगा, जो प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा । 
( ग) पदों की संख्या, वेतनमान एवं पुनर्गठन संबंधी ब्यौरे क्रमशः अनुसूची -I, अनुसूची - II एवं 

___ अनुसूची - III में उल्लिखित हैं । 
(2) भर्ती प्रक्रिया । 

पुलिस उप - महानिरीक्षक / पुलिस महानिरीक्षक के प्रत्येक ग्रेड में दो पद होंगे तथा अपर 
पुलिस महानिदेशक का एक पद होगा । इन पदों पर पदस्थापन गृह ( पुलिस ) विभाग द्वारा किये जायेंगे । 

अध्याय - 3 

परिवीक्षा एवं सम्पुष्टि 
परिवीक्षा । 


11. 


12. 


( क) 


मौलिक रिक्त पद के विरूद्ध सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होनेवाला प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण की तिथि 
से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा । 
परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, यदि किसी व्यक्ति की सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो 
सरकार द्वारा उसकी परिवीक्षा अवधि विस्तारित की जा सकेगी परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन 
वर्ष से अधिक नहीं होगी । विस्तारित अवधि में भी सेवाएँ संतोषजनक नहीं पायी जाती हैं तो सेवा 
समाप्त की जा सकेगी । 


13. 


बिहार गजट ( असाधारण), 24 अगस्त 2012 
(ग) नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने 

के बाद ही दी जायगी । 
प्रशिक्षण | – सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मी को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और यथापेक्षित अन्य संस्थानों में 
प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा । 
सम्पुष्टि । - सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति , परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर , निम्नलिखित शर्तों के अधीन 
सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा : 

केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित की जानेवाली विहित विभागीय परीक्षा, जिसके 

लिए विषय राजस्व पर्षद की सहमति से विहित किये जायेंगे, में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिया हो , 
( ii ) उसने , समय - समय पर, यथा विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रशिक्षण के अन्त में , यदि 

परीक्षा हो , तो परीक्षा उत्तीर्ण हो चुका हो , एवं 
( iii) परिवीक्षा अवधि के दौरान उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रही हो । 


अध्याय - 4 
वरीयता 


15. 


16. 


वरीयता । - इस संवर्ग के सदस्यों की वरीयता का अवधारण राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग 
द्वारा, समय - समय पर, दिये गए सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा । 

अध्याय - 5 

विभागीय प्रोन्नति समिति 
विभागीय प्रोन्नति समिति । 

पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक कोटि में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय 
प्रोन्नति समिति नियमानुसार निम्न प्रकार गठित की जायेगी : 
( क ) अपर पु०म०नि०, निगरानी विभाग 

अध्यक्ष 
पुलिस महानिरीक्षक , निगरानी विभाग 

सदस्य 
पु0उ0म0नि0, निगरानी विभाग जो अनु० जाति / 
जनजाति के हो 

सदस्य 
पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग जो 
स्थापना का कार्य करते हो 

सदस्य सचिव 


पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक कोटि में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति 
समिति , नियमानुसार, निम्न प्रकार से गठित होगी : 
अध्यक्ष / सदस्य, बिहार लोक सेवा आयोग 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव, निगरानी विभाग 

सदस्य 
अपर पुलिस महानिदेशक , निगरानी विभाग 

सदस्य 
( घ ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत 

अनुसूचित जाति / जनजाति का पदाधिकारी __ - सदस्य 


पुलिस उपाधीक्षक से वरीय पुलिस उपाधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के ग्रेड में 
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति नियमानुसार निम्न प्रकार से गठित 
होगी: 
( क ) प्रधान सचिव, निगरानी विभाग 

अध्यक्ष 
अपर पुलिस महानिदेशक, निगरानी विभाग 

सदस्य 
पुलिस महानिरीक्षक, निगरानी विभाग 

सदस्य 


17. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 अगस्त 2012 
( घ ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत 
अनुसूचित जाति / जनजाति के पदाधिकारी 

सदस्य 
स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण । - (i) इस संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति, प्रोन्नति , पदस्थापन , 
स्थानान्तरण, सम्पुष्टि , वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के 
नियंत्रणाधीन होगा । 
( ii ) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई के बीच पुलिस निरीक्षक के स्तर तक का 
स्थानान्तरण / पदस्थापन / प्रतिनियुक्ति ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई के स्तर से किया जायेगा । 

पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक श्रेणी के पदाधिकारी का 
स्थानान्तरण / पदस्थापन / प्रतिनियुक्ति निगरानी विभाग द्वारा किया जायेगा । 
( iii ) सरकारी सेवकों पर लागू होने वाले सभी नियम / अधिनियम इन पर लागू होंगे, परन्तु भविष्य में 

पुलिस संवर्ग के विभिन्न पदों के वेतनमान् आदि में सरकार द्वारा किया जाने वाला परिवर्तन इस 

नियमावली में उल्लिखित संवर्ग के समकक्ष पदों पर तद्नुसार लागू होगें । 
(iv ) आवश्यकतानुसार विभाग प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए विनियमावली बना सकेगा । 
निर्वचन । - इस नियमावली के प्रावधानों का निर्वचन करने के लिए निगरानी विभाग सक्षम होगा और उसका 
विनिश्चय अन्तिम होगा । 
कठिनाईयों का निराकरण । - इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न 
हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में , प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हो , 
ऐसी कठिनाई का निराकरण कर सकेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अशोक कुमार चौहान , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


18. 


19. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 अगस्त 2012 


अनुसूची - I 


निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का पुनर्गठन 


क्रमांक 


पदनाम 


पे बैण्ड एवं ग्रेड पे । 


पदों की 
संख्या 


नियुक्ति / प्रोन्नति का स्त्रोत 


5 


2 
अपर पुलिस महानिदेशक 


गृह ( पुलिस) विभाग 
गृह (पुलिस) विभाग 


पुलिस महानिरीक्षक 


37400 - 67000 
ग्रेड पे० - 10000 
37400 - 67000 
ग्रेड पे० - 8900 


पुलिस उप -महानिरीक्षक 


गृह ( पुलिस) विभाग 


पुलिस अधीक्षक / 
अपर पुलिस अधीक्षक 


15600 - 39100 
ग्रेड पे० - 7600 


06 प्रतिनियुक्ति से (गृह पुलिस 
विभाग ) 
01 प्रोन्नति से (निगरानी 
अन्वेषण संवर्ग से ) 


पुलिस उपाधीक्षक 


33 


9300 - 34800 
ग्रेड पे० - 5400 


पुलिस निरीक्षक 


47 


9300 - 34800 
ग्रेड पे० - 4600 


24 प्रतिनियुक्ति से गृह ( पुलिस ) 
विभाग 
8 सीधी भर्ती से 
( बी०पी०एस०सी० द्वारा निगरानी 
अन्वेषण 

ब्यूरो ) 
1 प्रोन्नति से (निगरानी अन्वेषण 

संवर्ग से ) 
| 45 प्रतिनियुक्ति से गृह (पुलिस ) 
विभाग 
2 प्रोन्नति से (निगरानी अन्वेषण 
संवर्ग से ) 
12 प्रतिनियुक्ति से गृह ( पुलिस ) 
विभाग 
6 सीधी भर्ती से, कर्मचारी 
चयन आयोग द्वारा (निगरानी 
अन्वेषण संवर्ग के लिए ) 


पुलिस अवर निरीक्षक 


18 


9300 - 34800 
ग्रेड पे० - 4200 


बिहार गजट ( असाधारण), 24 अगस्त 2012 

अनुसूची – II 


विशेष निगरानी इकाई का पुनर्गठन 


क्रमांक 


पदनाम 


पे बैण्ड एवं ग्रेड पे । पदा का 


नियुक्ति / प्रोन्नति का स्त्रोत 


संख्या 


2 


पुलिस 
महानिरीक्षक 


3 
37400 - 67000 
ग्रेड पे० - 10000 


11 


गृह ( पुलिस ) विभाग 


पुलिस उप 
महानिरीक्षक 


37400 - 67000 
ग्रेड पे० - 8900 


गृह ( पुलिस) विभाग 


पुलिस 
अधीक्षक 


06 


15600 - 39100 
ग्रेड पे० - 7600 


06 - गृह ( पुलिस) विभाग / सी०बी०आई० से 
सेवा - निवृत्त पुलिस अधिकारी ( संविदा पर ) 


पुलिस 


T 


9300 - 34800 
ग्रेड पे० - 5400 


उपाधीक्षक 


| 03 - सीधी भर्ती से ( बी०पी०एस०सी० द्वारा 
विशेष निगरानी इकाई) 
07 - प्रतिनियुक्ति से गृह (पुलिस ) विभाग } / 
सी०बी०आई० से सेवा -निवृत्त पुलिस 
अधिकारी ( संविदा पर ) 
01 - प्रोन्नति से (विशेष निगरानी इकाई ) 
09 - प्रतिनियुक्ति से गृह ( पुलिस) विभाग } / 
सी०बी०आई० से सेवा - निवृत्त पुलिस 
अधिकारी ( संविदा पर) 


5 


| 


10 


पुलिस 
निरीक्षक 


9300 - 34800 
ग्रेड पे० - 4600 


पुलिस अवर 
निरीक्षक 


9300 - 34800 
ग्रेड पे० - 4200 


03 सीधी भर्ती से ( कर्मचारी चयन 
आयोग -विशेष निगरानी इकाई ) 


सिपाही 


5200 - 20200 
ग्रेड पे० - 1900 


प्रतिनियुक्ति से 


प्रतिनियुक्ति से 


प्रवाचक 
( रीडर ) 


9300 - 34800 
ग्रेड पे० - 4200 


प्रतिनियुक्ति से 


आशुटंकक 
( आशुलिपिक ) 


5200 - 20200 
ग्रेड पे० - 2400 


प्रतिनियुक्ति से 


प्रशाखा 
पदाधिकारी 


9300 - 34800 
ग्रेड पे० - 4800 


सहायक 


9300 - 34800 
ग्रेड पे० – 4600 


प्रतिनियुक्ति से 


अनुसेवक 


प्रतिनियुक्ति से 


5200 - 20200 
ग्रेड पे० - 1800 


बिहार गजट ( असाधारण), 24 अगस्त 2012 


__ अनुसूची – III 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई के लिए पदों की संख्या 


क्र० । पद 


ग्रेड + वेतन 


कुल 


निगरानी विशेष निगरानी कुल योग | कुल 
अन्वेषण ब्यूरो इकाई के लिए प्रतिनियुक्ति योग 
के लिए 

सीधी 

भर्ती 
4 
12 प्रतिनियुक्ति - 

03 सीधी भर्ती से 
06 सीधी भर्ती 


| 


1 


2 

3 
पुलिस अवर 9300 - 34800 
निरीक्षक ग्रेड पे० – 4200 


|| 


| 


54 


03 


31 


18 पद 
पुलिस 9300 - 34800 45 प्रतिनियुक्ति 09 प्रतिनियुक्ति / 
निरीक्षक ग्रेड पे० – 4600 से 

संविदा 
02 प्रोन्नति 01 प्रोन्नति 
47 पद 

10 पद 
| पुलिस 9300 - 34800 24 प्रतिनियुक्ति 07 प्रतिनियुक्ति / 
उपाधीक्षक ग्रेड पे० - 540008 सीधी भर्ती संविदा 

एवं चार वर्षो 01 प्रोन्नति से 03 सीधी भर्ती 
की सेवा के 33 पद 

10 पद 
बाद PB 3 . 

5400 
| पुलिस | 15600 - 39100 | 06 प्रतिनियुक्ति | 06 

पद 
अधीक्षक / | ग्रेड पे० - 7600 से 

प्रतिनियुक्ति / 
अपर पुलिस 

01 प्रोन्नति से संविदा से 
अधीक्षक 

07 पद 


12 


- 


02 


6 


02 


| पुलिस उप - 37400 - 67000 01 प्रतिनियुक्ति | 01 प्रतिनियुक्ति 
महानिरीक्षक | ग्रेड पे० - 8900 
पुलिस | 37400 - 6700001 प्रतिनियुक्ति 01 प्रतिनियुक्ति 
महानिरीक्षक | ग्रेड पे० | से 

10000 
अपर पुलिस 

| 01 प्रतिनियुक्ति 
महानिदेशक 


- 


01 


से 


The 23rd August 2012 
No. N . V .-Astha . V .411 /2011 (Chaya ) -5015 — In exercise of the powers conferred by 
the proviso of Article -309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to 
make the following Rules to regulate the constitution of Bihar Vigilance Cadre and 
procedure of recruitment and other service - conditions : 

Chapter - 1 
1 . Short title , extent and commencement. - (i) These Rules may be called the Bihar 
Vigilance Investigation Cadre Rules, 2012 

( ii ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
(iii) It shall come into force with effect from the date of its publication in the 
officialGazette of Bihar . 


zo 


2 . 


(a ) 


PER JGTC (37HTERUT), 24 370 td 2012 
Definitions . 

In these Rules, unless anything repugnant to the subject of context - 
" Department" means the Vigilance Department; 
" Government" means the State Government of Bihar; 
"Governor" means the Governor of Bihar ; 
" Departmental Promotion committee " means the committee duly constituted 
by Government for departmental promotions; 
"Member of the Cadre " means the person appointed and working on 
deputation in the Bihar Vigilance Cadre under the provisions of these Rules ; 
"Grade" means of grade listed in the Schedule - 1 ; 
" Appointing Authority " means Principal Secretary / Secretary , Vigilance 
Department in respect of Sub Inspector and the Governor of Bihar in respect 
of Deputy Superintendent of Police ; 
" Schedule " means the schedule appended to these Rules ; 
" Cadre " means the Bihar Vigilance Investigation Cadre , which shall be a 
cadre in uniform - holders and guided by the Bihar Police Manual. 
" Vacancy within the year" means the vacancies accrued in a particular year 
due to creation of new posts , retirement, death , removal from service and 
dismissal in the cadre . 
Constitution of the Cadre and Strength . — ( 1 ) From the date of 
commencement of these Rules, the Bihar Vigilance Investigation Cadre shall 

be deemed to be constituted . It shall be a State level cadre . 
( 2 ) The number of posts in the cadre and its different posts shall be as per the 

details given in the schedule - 1 . The State Government may revise the 
schedule - 1 , according to the need , and increase or decrease the number of 
posts in a suspended animation and make changed in a grade. 

Chapter - 2 
Procedure of recruitment and proportion 
Determination of vacancies and requisition - On the first April of every 
year, the Government shall calculate the vacancies to be filled by direct 
recruitment in the categories of Police Sub - Inspector and Deputy 
Superintendent of Police and accordingly , the intimation of reservation 
category wise vacancies to be filed by direct recruitment be sent to the Bihar 
Staff Selection Commission and Bihar Public Service Commission , 
respectively by 30th April . 
Reservation .- In this Cadre, it shall be essential to follow the provisions of 
reservation /roster made applicable by the Government, from time to time, in 
the appointments and promotions . 
Qualifications - The minimum qualification for both these posts shall be as 
per rule - 7 and rule - 9 respectively . 

Appointment to the grade of Police Sub - Inspector : 
(a ) There shall be 21 posts of Police Sub - Inspector out which 18 posts shall be 

gilance Investigation Bureau and three posts for Special Vigilance 
Unit. These posts may be filled as follows : 
For Vigilance Investigation Bureau , 12 posts shall be filled by deputation 
from Home ( Police ) Department and 6 posts to be filled by direct 
recruitment. 
3 posts shall be filled by direct recruitment for Special Vigilance Unit. 


fast JGTC (31HTETUT), 24 3701HA 2012 


11 


(b ) 


. 


( a) 


(c ) 


Direct recruitment .- (i) 6 posts of Vigilance Investigation Bureau and 3 
posts of Special Vigilance Unit, total of 9 posts to be filled by direct 
recruitment shall be filled on the recommendation of Bihar Staff Selection 
Commission . For this, after calculation the vacancies as on 1st April , the 
reservation category wise requisition shall be sent to the Bihar Staff Selection 
Commission by 30th April. The Bihar Staff Selection Commission shall 
recommend the suitable candidates on the basis of written competitive 
examination . After the result of the Physical efficiency test, the Action of 
appointment shall be taken on the basis of its recommendation . 
The educational qualification for direct recruitment shall be graduate. the 
minimum age limit shall be 21 years and the maximum age limit be such the 
as it may be determined by the General Administrative Department, from 
time to time. 
There shall be 57 posts of Police Inspector out which 47 posts shall be for 
Vigilance Investigation Bureau and 10 posts for Special Vigilance Unit . 
The said posts shall be filled as follows . 
For Vigilance Investigation Bureau 45 posts shall be filled by deputation 
from Home (Police ) Department and 2 posts by promotion . 
9 posts Special Vigilance Unit shall be filled by deputation (deputation of 
retired police officer from Home (Police ) Department/CBI on contract) and 1 
posts by promotion . 
2 post mentioned above in para (a ) and 1 posts mentioned above in para (b ), 
3 posts out of total posts shall be filled by promotion from the police Sub 
Inspector grade. 
This promotion may be granted on the basis of the recommendation of the 
Departmental Promotion Committee and after the Completion of the 
qualifying period (Kalavadhi) as determined by the General Administration 
Department from time to time. 
Deputy Superintendent of Police .- ( 1 ) There Shall be 43 posts of Deputy 
Superintendent of Police out which : 

24 posts for Vigilance Investigation Bureau shall be filled by deputation , 8 
posts by direct recruitment and 1 posts by promotion . 
7 posts for Special Vigilance Unit, shall be filled by deputation ( deputation 
of retired police officer from Home ( Police ) Department/CBI of contract) and 
3 posts by direct recruitment. 
Procedure of recruitment.- (a ) 31 posts of Deputy Superintendent of Police 
shall be filled by deputation from Home ( Police ) Department taking their 
services . 
11 posts shall be filled on the recommendation of made for this purpose on 
the basis combined competitive examination conducted by the Bihar Public 
Service Commission . 
Every year, the requisition of reservation category wise vacancies as on 1st 
April shall be sent to the Bihar Public Service Commission . 
The minimum educational qualification for direct recruitment shall be 
graduate. The minimum age limit shall be 21 years and the maximum age 
limit be such as it may be determined by the General Administrative 
Department from time to time. 
One post shall be filled by promotion from the police Inspector category . For 
promotion, it shall be essential to complete the Kalavadhi as determined by 


( d ) 


11. 


( 1 ) ( a ) 


PER JGTC (31HTERUT ), 24 301 2012 
the General Administration Department. The promotion shall be granted on 
the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee . 
Additional Superintendent of Police /Superintendent of Police . 
There shall be 13 posts of Additional Superintendent of 
Police / Superintendent of Police out which . 
6 posts shall be filled up by deputation and one post by promotion for 
Vigilance Investigation Bureau . 
6 posts of spl. Vig . Unit shall be filled up by deputation by Home (Police ) 
Department of by appointment on contract basis of retired police officer of 
Home ( Police ) Department of CBI. 
Procedure of recruitment - (a ) 12 posts of this grade shall be filled up 
taking service on deputation from Home Department. 
One post shall be filled up by promotion from the grade of Deputy 
Superintendent of police. It shall be essential for promotion to complete the 
kalawadhi as determined by the General Administration Department, from 
time to time. The promotion may be granted on the basis of the 
recommendation of the Departmental Promotion Committee . 
Deputy Inspector General of Police/ Inspector General of 
Police / Additional Director General of Police . 
There shall be a single post in each grade of Deputy Inspector General of 
Police/ Inspector General of Police / Additional Director General of Police for 
Vigilance Investigation Bureau which shall be filled up by deputation . 
There shall be a single posts in each grade of Deputy Inspector General of 
Police /Inspector General of Police for Special Vigilance Unit which shall be 
filled by deputation . 
Details relating to number pay scales and reconstitution of posts are 
mentioned in schedule -I, schedule - II and Schedule- III respectively . 
Procedure of recruitment - There shall be two posts in each grade of 
Deputy Inspector General of Police / Inspector General of Police and a Single 
post of Additional Director General of Police . Postings on these posts shall 
be made by Home (Police ) Department . 

Chapter - 3 

Probation and Confirmation 
Probation . - (a ) Every person to be appointed against a vacant basic post by 
direct recruitment shall be on probation for a period of two years from the 
date of joining. 
On completion of the probation period , if the services of the person is not 
found satisfactory , his /her probation period may be extended by the 
Government ; provide that the total period of probation shall not exceed more 
than three years. Even if in the extended period the services are not found 
satisfactory , the service may be terminated . 
After the appointment and after grant of first increment, the next increment 
shall be granted only after passing the prescribed departmental examination . 
Training.- It shall be essential for every employee appointed by direct 
recruitment to complete successfully the training programme under police 
Training Center and under other institutions as may be required . 
Confirmation .- On completion of the probation period , the person appointed 
by direct recruitment shall be eligible for confirmation in the service under 
the following conditions : 


( c ) 


(b ) 


fasts JGTC (31HTETUT), 24 3701HA 2012 


13 


(i) 


He/ She has passed the prescribed departmental examination to be conducted 
by the Central Examination Committee , Board of Revenue , for which 
subjects shall be prescribed by the consent of the Board of Revenue ; 
He/She has undergone trainings as prescribed from time and if the training is 
followed by an examination , has passed the examination ; and 
His /Her conduct and services are being satisfactory during the probation 


(ii ) 


( iii) 


period . 


15 . 


16 . 


Chapter - 4 
Departmental Promotion Committee 
The seniority of the members of this cadre shall be determined as per the 
principles and procedure laid down by the General Administration 
Department from time to time. 

Chapter - 5 
Departmental Promotion Committee 
Departmental Promotion Committee : 
To consider the promotion from police Sub - Inspector to Police Inspector 
grade, the Departmental Promotion Committee as per rule shall be 

constituted as follows : 
(a ) Additional Director General of Police , 

Chairman 
Vigilance Department 
(b ) Inspector General of Police , 

Member 
Vigilance Department 
(c ) Deputy inspector General of Police , 

Member 
Vigilance Department 

belonging to Scheduled Castes / Tribes 
(d ) Superintendent of Police , 

Member Secretary 
Vigilance Department doing establishment work 
( 2 ) To consider the promotion from police Inspector to Deputy Superintendent of 

Police grade , the Departmental Promotion Committee aa per rule shall be 

constituted as follows : 
( a ) Chairman /Member, 

Chairman 
Bihar Public Service Commission 
(b ) Principal Secretary, 

Member 
Vigilance Department 
( c ) Additional Director General of Police , 

Member 
Vigilance Department 
( d ) An Officer belonging to Scheduled Castes/ Tribes Member Secretary 

nominated by General Administration Department 
To consider the promotion from Deputy Superintendent of Police to Senior 
Deputy Superintendent of Police /Additional Superintendent of 
Police / Superintendent of Police grade , the Departmental Promotion 

Committee aa per rule shall be constituted as follows : 
(a ) Principal Secretary , 

Chairman 
Vigilance Department 
(b ) Additional Director General of Police , 

Member 
Vigilance Department 
( c ) Inspector General of Police 

Member 
( d ) An Officer belonging to Scheduled Castes / Tribes 

Member 
nominated by General Administration Department 


( iii ) 


PER JGIC (31HTERUT ), 24 301 2012 
Control over works related to establishment . 
Appointment, Promotion , posting, transfer, confirmation , maintenance of 
seniority list of the members of this cadre and all the works related to 
establishment shall be under the control of appointing authority . 
The transfer/posting/deputation upto the level of police Inspector between 
Vigilance Investigation Bureau and Special Vigilance Unit shall be made at 
the level of Bureau and Special Vigilance Unit . 
The transfer/posting/deputation of Deputy Superintendent of police and 
Superintendent of police category shall be made by the Vigilance 
Department. 
All rules/ acts applicable to government servants shall be applied to them 
provided that the changes to be made in future by the Government with 
respect to the pay scales of different posts of police cadre shall be applied 
accordingly to the equivalent posts of this cadre mentioned in these rules . 
The department may , make regulations to carry out the provisions as per 
necessity . 
Interpretation - The Vigilance Department shall be competent to interpret 
the provisions of these Rules and its decision shall be final. 
Removal of difficulties .- In case of any difficulty arises in implementation 
of the provisions of these Rules. the state Government may , by notification 
published in the official Gazette , not being inconsistent with the provisions of 
these Rules . remove such difficulty . 

By order of the Governor of Bihar , 

ASOK KUMAR CHAUHAN , 
Principal Secretary to Government. 


(iv ) 


PER JVC ( 31HTETRUT), 24 30HA 2012 


15 


Schedule - I 
Reconstitution of Vigilance Investigation Bureau 


Sl. No . 


Designation 


Pay Band and Grade 

pay 


No. of Posts 


Source of 
Appointment/Promotion 


2 


Additional 
Director 
General of Police 


Home (Police ) 
Department 


Inspector General 
of Police 


37400 -67000 
Grade Pay - 10000 


Home (Police ) 
Department 


Deputy Inspector 
General of Police 


37400 -67000 
Grade Pay -8900 


Superintendent of 
Police / Additional 
Superintendent of 
Police 


15600 - 39100 
Grade Pay -7600 


5 


Deputy 
Superintendent of 
Police 


9300 - 34800 
Grade Pay - 5400 


Home ( Police ) 
Department 
06 by Deputation from 
Home (Police ) 
Department 
01 by Promotion (from 
the cadre of Vigilance 
Investigation ) 
24 by Deputation from 
Home 
( Police )Department 
08 by Direct recruitment 
(by B .P .S . C for Vigilance 
Investigation Cadre ) 
01 by Promotion (from 
the cadre of Vigilance 
Investigation ) 
45 by Deputation from 
Home (Police ) 
Department 
02 by Promotion ( from 
the cadre of Vigilance 
Investigation ) 
12 by Deputation from 
Home (Police ) 
Department 
06 by Direct recruitment 
by Staff Selection 
Commission for 
Vigilance Investigation 
Cadre. 


Police Inspector 


9300 - 34800 
Grade Pay - 4600 


Police Sub 
Inspector 


9300 - 34800 
Grade Pay-4200 


16 


PER JGTC (31HTERUT), 24 370|ta 2012 


Schedule- II 


Reconstitution of Special Vigilance Unit 


SI. 


Designation 


No. 


Pay Band and Grade 

pay 


No. of Posts 


Source of 
Appointment/ Promotion 


3 


5 


Inspector General 
of Police 


37400 -67000 
Grade Pay - 10000 


Home (Police ) Department 


Deputy Inspector 
General of Police 


37400 -67000 
Grade Pay -8900 


Home (Police ) Department 


Superintendent of 
Police 


15600 -39100 
Grade Pay -7600 


4 


Deputy 

9300 -34800 
Superintendent of | 

Grade Pay -5400 
Police 


06 -Retired Police Officer 
from Home (Police ) 
Department/CBI(on 
Contract) 
03 - Direct recruitment (By 
B .P . S .C . for Special 
Vigilance Unit) 
07 - Deputation (Retired 
Police Officer from Home 
(Police ) Department/CBI 
on Contract ) 
01- Promotion (Special 
Vigilance Unit ) 
09 - Deputation (Retirred 
Police Officer from Home 
(Police ) Department/CBI 
on Contract ) 
03 - Direct recruitment 
( Staff Selection 
Commission - Special 
Vigilance Unit ) 


5 


| Police Inspector 


9300 - 34800 
Grade Pay -4600 


Police Sub 
Inspector 


9300 -34800 
Grade Pay -4200 


Sepoy 


5200 - 20200 
Grade Pay - 1900 


By Deputation 


Reader 


9300 - 34800 
Grade Pay -4200 


By Deputation 


Steno Typist 
(Stenographer) 


5200 -20200 
Grade Pay -2400 


By Deputation 


Section Officer 


9300 - 34800 
Grade Pay -4800 


By Deputation 


Assistant 


9300 -34800 
Grade Pay -4600 


By Deputation 


12 


Attendant 


5200 -20200 
Grade Pay - 1800 


By Deputation 


PER JGIC (31HTTPUT), 24 3101HG 2012 


17 


Schedule -III 


Number of posts for vigilance Investigation Bureau and Special Vigilace left 


Desig 
nation 


Pay Band | For Vigilance 
and Grade Invesstigation 

Bureau 


Vigilance 

Unit 


Total 
Deputation 


Tatal Direct 
Recruit 
ment 


Total 
promotion 


pay 


3 


Police Sub 
Inspector 


9300 
34800 
Grade Pay 
4200 


12 by 
deputation 
06 by direct 
recruitment 
18 posts 


03 by direct 
recruitment 


09 
Deputation / 
Contract 


Police 
Inspector 


9300 
34800 
Grade Pay 
4600 


45-Deputation 
02 - Promotion 
47 - Posts 


01 


Promotion 
10 - Posts 


07 


Deputy 
Superin 
tendent of 
Police 


9300 
34800 
Grade Pay - 
5400 
and 
after 4 
years of 
service 
PB3 + 5400 


24 -Deputation 
08 - Direct 
recruitment 
01- Promotion 
33 - Posts 


Deputation / 
Contract 
03- Direct 
recruitment 
10 - Posts 


31 


11 


4 . 


15600 
39100 
Grade Pay 
7600 


06 -Deputation 
01- Promotion 
07 - Posts 


06 Posts 
Deputation / 
Contract 


12 


Superinten 
dent of 
Police/Ad 
ditional 
Superin 
tendent of 
police 
Deputy 
Inspector 
General of 
Police 


01 - Deputation 


01 
Deputation 


37400 
67000 
Grade Pay 
8900 
37400 
67000 
Grade Pay 
10000 


Inspector 
General of 
Police 


01 - Deputation 


01 
Deputation 


Additional 
Director 
General of 
Police 


01-Deputation 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC (31HTERUT) 422 -571 + 1000 -SOctouto 

Website: http :// egazette.bih .nic . in 


